निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1936 ( A ) 
( संo पटना 893 ) पटना , वृहस्पतिवार , 6 नवम्बर 2014 


पत्रांक कारा / स्था०(चि० ) 01 - 30 / 2013 - 5535 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


प्रेषक , 


सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , 
अपर सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन ) 
बिहार, पटना । 


सेवा में , 


महालेखाकार, 
बिहार , पटना । 


द्वारा वित्त विभाग । 

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 2014 
विषय: - बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के 

देय पारिश्रमिक में संशोधन । 
महाशय , 
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय , गृह विभाग , बिहार, 

• ज्ञापांक - 2362 दिनांक 30 . 05. 2011 के द्वारा राज्य की काराओं में अनबंध पर नियोजित विशेषज्ञ 
चिकित्सक तथा सामान्य चिकित्सक के लिए क्रमशः 35 ,000 / - ( पैतीस हजार) एवं 30,000 / - ( तीस हजार) रूपये 
प्रतिमाह समेकित मानदेय स्वीकृत किया गया है । 

2. उक्त संकल्प द्वारा यह भी प्रावधानित है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा अनुबंध नियोजित 
चिकित्सकों के पारिश्रमिक में समय - समय पर की जानेवाली वृद्धि कारा में नियोजित चिकित्सकों को भी अनुमान्य होगी । 

___ 3. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 593 (2 ) दिनांक 27. 05. 2014 द्वारा सामान्य चिकित्सक तथा विषेषज्ञ 
चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए 01 जून 2014 के प्रभाव से क्रमशः 41,000 ( इकतालीस हजार) रूपये प्रतिमाह 
तथा 44 ,000 ( चौवालीस हजार) रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 6 नवम्बर 2014 
___ 4. तदनुसार उक्त आलोक में बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित सामान्य एवं विशेषज्ञ 
चिकित्सकों को देय मानदेय में संषोधन करते हुए दिनांक 01.06. 2014 के प्रभाव से क्रमश 

में सषोधन करते हुए दिनाक 01. 06. 2014 के प्रभाव से क्रमशः 41, 000 (इकतालीस हजार ) 
रूपये तथा 44, 000 ( चौवालीस हजार) रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है । 

5. उपरोक्त का लाभ विशेषज्ञ चिकित्सको के मामले में स्वीकृत पद के विरूद्ध नियोजित एवं कार्यरत को ही 
अनुमत होगा । 

आदेश से , 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , 
अपर सचिव - सह -निदेशक , प्रशासन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 893 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic. in 


